646 


PARTI 


HARYANA GOVT GAZ , MARCH 25, 1975 (CHTR . 4 , 1897 SAKA ) 


329 


INDUSTRIES DEPARTMENT 

The 19th March , 1975 
No. 1719-21B (1 )-75/9737.-- In pursuance of the provisions of sub -section (1 ) of section 7 of the 
State Financial Corporations Act, 1951 (Act LXIII of 1951), the Governor of Haryana on the recom 
mendations of the Board of Directors of the Haryana Financial Corporation based upon the advice of the 
Reserve Bank of India , hereby guarantees the repayment of the principal and payment of interest at 61 % 
per annum in respect of the 8th issue of the Bonds of the value upto Rs. 55.00 lakhs (Rupees fifty -five 
lakhs only) by the , Haryana Financial Corporation in 1975 at the issue price of Rs 98.85 for every Rs 100 
and maturing on the expiry of ten years. 

M. SETH , 

Commissioner and Secy . 
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT 


The 20th March , 1975 


No. 923-ET(1)-75 /7193. - Shri Raghbir Singh , Joint Excise and Taxation Commissioner, Haryana , 
retired from the Government services on the afternoon of 28th February, 1975. 


J.S. SAROHIA, Secy . 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 7/17 मार्च, 1975 
क्रमांक 3053 -ज ( II ) -74/ 6008.-पूर्वीपंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया 
गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1 ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी गई फसल तथा राशि 
एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता तहसील 


फसल वर्ष जब से जागीर दी गई 


वार्षिक 
राशि 


1 


2 


3 


4 


5 


7 


रुपये 


1 कुरुक्षेत्र 


श्री बारू , 


गुलियाना 


कैथल 


100 


पुन 
श्री दाता राम 


खरीफ 1965 से रबी 1970 तक 

खरीफ 1970 से 


150 


2 


100 


श्री लछमन सिंह, पुत्र श्री रुलिया फतेहपुर 
राम 


खरीफ 1965 से रबी 1970 तक 
खरीफ 1970 से 


150 


दिनांक 14/17 मार्च, 1975 


क्रमांक 549 ज ( I ) -75/6742.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए) ( 1) तथा 3( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री रत्ती राम , पुत्र श्री खुबी राम , गांव मन्डोला, तहसील रिवाड़ी , जिला 
महेन्द्रगढ़ को रबी, 1973 से 150 रुपये वार्षिक कीमत बाली युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते 


